रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. असाधारण 
EXTRAORDINARY 


StatiARIAL 


....•1 


भाग - खण्ड 1 
PART - Section 1 


) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 84 ] 
No. 84 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 7 , 1999 / चैत्र 17 , 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7 , 1999 /CHAITRA 17 , 1921 


mmar. - 


- . 


- 


- 


. m . 


ma 


T 


3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय, निम्नलिखित 


होंगे : 


- 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 1999 
सं . यू - 23013 / 04/ 99 - एल, डब्ल्यू . - ( ठेका श्रम ) विनियमन 
व उत्सादन अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा मैसर्स भारत पेट्रोलियम 
कॉरपोरेशन लिमिटेड, माहुल रिफायनरी, मुम्बई के संयंत्र में ठेका श्रम 
उत्सादन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । 

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित 
होंगे - 
( 1 ) श्री वी . एस . राव, 

सदस्य 
कार्यकारी प्रबंध निदेशक , 
वीबीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 
6 - 2 - 913/ 914, तृतीय तल, 
प्रोग्रेसिव टावर , खैराताबाद, 

हैदराबाद 
( 2 ) श्री वी. बालसुन्दरम 

सदस्य 
सहायक महासचिव, एनएफआईआर 
- सं. १- बी., मद्रास बट्टाई स्ट्रीट , 

विल्लिषक्कर्म, चेन्नई- 600049 
( 3 ) क्षेत्रीय प्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), 

सदस्य - संयोजक 
मुम्बई 


" नलसाजों , फिटरों, रिगर, हेल्परों , सामान्य कामगारों, 
इलेक्ट्रिशियन , क्रेन ऑपरेटर, डीजल मैकेनिक , ड्राइवर, स्टोर 
कीपर आदि के रोजगारों/कार्यों में ठेका श्रम कार्य प्रणाली का 
अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि 
ठेका श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 
10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 
लिमिटेड, माहुल रिफाइनरी, मुम्बई के संयंत्र में उपर्युक्त 
रोजगारों/कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया 

जाए या नहीं । " 

4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट 
31 - 05 - 1999 तक सौंप देगी । 

[ फा . सं. यू- 23013/ 04/99 -एल डब्ल्यू ] 

के. कृष्णमूर्ति, सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 
New Delhi , the 7th April, 1999 
No. U -23013/04 /99 - LW . — In exercise of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition) Act, 1970 the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment 


1023 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. I ] 


M /s Bharat Petroleum Corporation Limited,Mahul Refinery, 
Mumbai, 

2 . The composition of the committee and its terms of 
reference will be as under : 
( 1) Shri V. S . Rao , 

Member 
Executive Managing Director, 
VBS Industries Limited , 
6- 2 -913/ 914, 3rd Floor , 
Progressive Tower, 

Khairatabad , Hyderabad . 
( 2 ) Shri V. Balasundram , Member 

Assistant General Secretary, 
NFIR, No. 9- B, Madras 
Battai Street, Villivakkarm , 

Chennai -600049 . 
(3) The Regional Labour Member -Convenor 

Commissioner ( Central), 
Mumbai 

3 . The terms of reference of the proposed committee 
would be as follows : 

" To study the working of contract labour system in 
the jobs/ works of plumbers, fitters , rigger , helpers , 
general workers , electrician , Crane Operator, Diesel 
Mechanic , Driver, Store Keeper etc . and to make 
suitable recommendations whether or not the 
employment of contract labour in the above 
mentioned jobs/works in the establishment of M /s . 
Bharat Petroleum Corporation Limited , Mahul 
Refinery , Mumbai be. prohibited keeping in view 
the provisions of Section 10 of the Contract Labour 

( Regulation and Abolition) Act , 1970 . 

4 . The Headquarter of the Committee will be at 
Mumbai. The Committee should submit its report before 
31- 05 - 1999. 

E. No . U -23013/ 04 / 99 -LW] 
K . KRISHNAMOORTHY, Secy. 


( 2 ) श्री लक्ष्मण रविन्दर सिंह , 

सदस्य 
भारतीय मजदूर संघ, 
म्युनिसिपल क्वार्टर्स , 

परेड ग्राउंड्स, जम्मू - 180001 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

सदस्य - संयोजक 
चंडीगढ़ 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय ये होंगे : 

" नेशनल फर्टिलाइजर लि ., नांगल की स्थापना में कैम बैगिंग प्लांट 
में काम करने वाले लोडर/ मजदूरों , बैगनों की स्पाइलाइज सफाई, बैगिंग 
प्लांट कैन यूरिया, एम्पलाई बेग स्टोर श्रमिक, कैन यूरिया उत्पादन, भराई 

और सिलाई श्रमिक , बैगिंग प्लांट में फैन यूरिया उत्पादन, भराई और 
सिलाई श्रमिक , नाईट्रोलाइम स्टोन प्लांट कैन उत्पादन सफाई श्रमिक , स्टीम 
जनरेशन प्लांट में ईधन तेल उतराई श्रमिक , एन एफ एल के अंदर और 
बाहर काम करने वाले रेलवे ट्रैक श्रमिक , अमोनिया II मैकेनिकल सफाई 
श्रमिक, इलैक्ट्रीशियन यूरिया प्लांट विस्तार अमिक विद्युत एन ए पी एम 
एल एस पी , एन ए पी उत्पादन आपूर्ति श्रमिक , अमोनिया -I एन एम पी 
आपूर्ति श्रमिक मैकेनिकल सफाई कार्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला श्रमिक , हैवी 
वाटर प्लांट श्रमिक , इन्सट्रमैंट कामगार , माली के ऑब/कार्यों में ठेका श्रम 
प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त 
अनुशंसाएं करना कि ठेका, श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) अधिनियम , 
1970 की धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए नेशनल फर्टिलाइजर लि., 
नांगल की स्थापना में उपर्युक्त जॉब /कार्यों में ठेका श्रम नियोजन का 
प्रतिषेध किया जाए अथवा नहीं । " 

समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा । समिति दो माह के भीतर 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 


संकल्प 

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1999 
सं . यू. - 23013 / 7 / 99 - श्रम कल्याण. -- ठेका श्रम ( विनियमन 
व उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा नेशनल फर्टिलाइजर 
लिमिटेड, नांगल (पंजाब ) की स्थापना में ठेका श्रम उत्सादन के प्रश्न पर 
विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । 

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार 
होंगे : 
( 1 ) श्री राजकुमार, 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक, 
स्थापना ( औद्योगिक संबंध ) 
रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली 


17 


[ सं. यू. 23013/ 8/ 99 - एल . डब्ल्यू . ] 

के . कृष्णामूर्ति, सचिव 
RESOLUTION 
New Delhi, the 7th April, 1999 
No. U - 23013/7/ 99 - LW. --In exercise of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constituted a Committee to go into 
the question of abolition of contract labour in the 
establishment National Fertilizer Limited , Nangal (Punjab). 

2 . The composition of the Committee and its terms of 
reference will be as under: --- 
(1) Shri Raj Kumar, 

Member 
Executive Director, 
Establishment 
(Industrial Relation ), 
Railway Board , 

New Delhi. 
( 2 ) Shri Lakshman Ravinder Singh , Member 

Bhartiya Mazdoor Sangh , 
Municipal Quarters, 
Parade Grounds, 
Jammu - 180001 . 


[ 4T 1 - -05 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(3) The Regional Lai: jur Member -Convenci 

Ammonia - I NMP supply Labour mechnical 
Commissioni Central), 

cleaning jobs Central Laboratory labour, Heavy 
Chandigarh 

Water Plant labour, Instrument workers , Malis in 
3 The terms of reference of the proposed Commit 

the establishment of National Fertilizer Ltd ., 

Nangal and to make suitable recommendations 
tee would be as follows: 

whether or not the employment of contract labous 
" To study the working of contract labour system 

in the above jobs /works in the establishment of 
in the jobs/works of Loader/Mazdoors working in 

National Fertilizer Ltd ., Nangal be prohibited 
CAN Bagging plant, spilize cleaning of wagons, 

keeping in view the provisions of Section 10 of the 
bagging plant Caps Urea empty bags store labour, 

Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 
production , filling and stiching CAN Urea . labour, 

1970 ," 
in bagging plant, Nitrolime Stone Plant CAN 

4 . Thc Headquarter of the Committee will be at 
Production cleaning labour fuel oil unloading 

Chandigarh . The Committee should submit its report within 
labour in steam Generation Plant, Railway Track 

two months . 
labour working in side and outside NFL , 
Ammonia -II Mechanical cleaning labour , 

LF. No . U - 23013/7 /99 - LW ] 
Electrician expansion Urea Plant labour, Electrical 

K . KRISHNAMOORTHY, Secy. 
NAP NLSP, NAP production supply labour, 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

end Published by the Controller of Publicationg, Delhi-110054 


